Make 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 पौष, 1940 ( श० ) 


संख्या - 49 राँची, सोमवार , 


21 जनवरी , 2019 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

शुद्धि पत्र 
7 जनवरी, 2019 


संख्या-1/ पी०-105/ 2016 का .-137 -- विभागीय अधिसूचना संख्या- 9373, 9374, 9375, 9376, 9377 , 9378 , 
9379 , 9380, 9381, 9382, 9383, 9384 , 9385, 9386, 9387, 9388, दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 जिसके द्वारा भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के 2006 बैच के पदाधिकारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2019 के प्रभाव से भा . प्र.से . के चयन 
ग्रेड में प्रोन्नति दी गयी थी, में अंकित (Level-13-118500 -214100) को भारत सरकार द्वारा सप्तम 
वेतन पुनरीक्षण के वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 में किये गये संशोधन के आलोक में संशोधित करते हुए 
( Level -13- 123100 -215900)’ किया जाता है । 

__ 2. विभागीय अधिसूचना संख्या-9373 , 9374 , 9375 , 9376 , 9377 , 9378, 9379 , 9380 , 9381, 9382 , 
9383, 9384 , 9385, 9386, 9387, 9388 , दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 की अन्य बिन्दु यथावत रहेगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


- 


- - - 


- - - - 


- - 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 49 -- 50 


